रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


2 


६ 


:5 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 1567 ] 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 2 , 2017/ ज्येष्ठ 12 , 1939 
No. 1567 ] ___ NEW DELHI , FRIDAY, JUNE 2, 2017/ JYAISTHA 12, 1939 

कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 जून , 2017 
का . आ . 1770 ( अ). – केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा (1) अधीन जारी भारत सरकार के 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का. आ . 1148 , तारीख 5 जून, 2015, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 , 
उप - खंड (ii), तारीख 6 जून , 2015 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि 
में 1219.675 हेक्टर ( लगभग ) या 3013.817 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय 
की सूचना दी थी ; 

___ अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 5 जून, 2017 
से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को , ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा (1 ) के अधीन इससे संलग्न अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उक्त भूमि को 
या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूची 
विजय पश्चिम ओसीपी (विजय पश्चिम ब्लाक ), चिरिमिरी क्षेत्र, जिला - कोरबा ( छत्तीसगढ़) 

(रेखांक संख्या एसईसीएल / बीएसपी / जीएम( पीएलजी) / भूमि / 512 , तारीख 8 मई, 2017) 
( क ) संरक्षित वन भूमिः 
क्रम सं . कम्पार्टमेंट संख्या रेंज 

डिविजन 

क्षेत्र, हेक्टर में टिप्पणियां 


पसान 


पसान 


8. 479 | 
71. 673 
198. 973 


पसान 


1. | 1569 
2. | 1570 

| 1571 

1572 

| 1573 
3522 GI/ 2017 


कटघोरा 
कटघोरा 
कटघोरा 
कटघोरा 
कटघोरा 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


पसान 
पसान 


419. 428 
144 . 391 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


1576 


पसान 
पसान 


कटघोरा 
कटघोरा 


1578 


29.165 भाग 

116. 445 भाग 
कुलः 988.554 हेक्टर ( लगभग ) 
या 2442. 717 एकड़ ( लगभग ) 


( ख ) राजस्व भूमिः 


क्रम सं . | ग्राम का नाम 

पटवारी हल्का संख्या तहसील / जिला - क्षेत्र, हेक्टर में | टिप्पणियां 
| 1. रानी अटारी ( गैरसर्वेक्षित ) 

कटघोरा | कोरबा 

45. 973 | पूर्ण 
| 2. कन्डई ( गैरसर्वेक्षित ) 

कटघोरा | कोरबा 

76 . 405 
बिजाडांड ( गैरसर्वेक्षित ) 

| कटघोरा | कोरबा 

34. 702 भाग 
| 4. महदेई टिकरा ( गैरसर्वेक्षित ) 

कटघोरा | कोरबा 

74. 041 भाग 
कुल : 231.121 हेक्टर ( लगभग ) या 571 .100 एकड़ ( लगभग) 
कुल योग ( क + ख ) = 1219. 675 हेक्टर ( लगभग ) 

या 3013.817 एकड़ ( लगभग ) 
सीमा वर्णनः 
ब्लाक - I: 
क - ख रेखा ग्राम बिन्दु क से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1570 , 1569 , 1573, 1572 से गुजरती 

हुई बिन्दु ख पर मिलती है । 
ख – ग रेखा बिन्दु ख से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1576, ग्राम बिजाडांड के मध्य भाग से 

गुजरती हुई ग्राम बिजाडांड के दक्षिणी सीमा में बिन्दु ग पर मिलती है । 
ग - घ - ङ रेखा बिन्दु ग से आरंभ होती है और ग्राम बिजाडांड के भागतः दक्षिणी सीमा , कम्पार्टमेंट संख्या 1578 

और बिन्दु घ से होती हुई बिन्दु ङ पर मिलती है । 
ङ - च - छ रेखा बिन्दु ङ से आरंभ होती है और ग्राम महदेई टिकरा के भागतः उत्तरी सीमा, बिन्दु च , ग्राम 

महदेई टिकरा के उत्तरी भाग से होती हुई बिन्दु छ पर मिलती है । 
छ - ट – ज रेखा बिन्दु छ से आरंभ होती है और ग्राम महदेई टिकरा के भागतः पश्चिमी सीमा, बिन्दु ट से 

होती हुई ग्राम महदेई टिकरा के पश्चिमी सीमा में बिन्दु ज पर मिलती है । 
ज – झ ञ रेखा बिन्दु ज से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1571, बिन्दु झ , ग्राम रानी अटारी के 
भागतः दक्षिणी सीमा से होती हुई बिन्दु ञ पर मिलती है । 
ञ - क रेखा बिन्दु ञ से आरंभ होती है और ग्राम रानी अटारी के भागतः पश्चिमी सीमा , कम्पार्टमेंट संख्या 

1570 से होती हुई आरंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 
ब्लाक - II : 
छ - ठ - ञ रेखा बिन्दु छ से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1571, ति दु ठ से होती हुई ग्राम रानी 

अटारी के दक्षिणी सीमा में बिन्दु ञ पर मिलती है । 
ञ - झ - ट रेखा बिन्दु ञ से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1571, बिन्दु झ से होती हुई ग्राम महदेई 

टिकरा के पश्चिमी सीमा में बिन्दु ट पर मिलती है । 
ट - छ रेखा बिन्दु ट से आरंभ होती है और ग्राम महदेई टिकरा के भागतः पश्चिमी सीमा से होती हुई 

आरंभिक बिन्दु छ पर मिलती है । 
ब्लाक - III : 
ग - ड – च रेखा बिन्दु ग से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 1578, बिन्दु ड से होती हुई ग्राम महदेई 

टिकरा के उत्तरी सीमा में बिन्दु च पर मिलती है । 
च - घ – ग रेखा बिन्दु च से आरंभ होती है और ग्राम महदेई टिकरा के भागतः उत्तरी सीमा , कम्पार्टमेंट संख्या 
1578, बिन्दु घ से होती हुई आरंभिक बिन्दु ग पर मिलती है । 

[ फा . सं. 43015 / 13 / 2015 - एलए एण्ड आईआर ] 

विवेक भारद्वाज , संयुक्त सचिव 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 

New Delhi the 1st June , 2017 
S .O . 1770 ( E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S . O . 1148 , 
dated the 5th June , 2015 , under sub -section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) 
Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India , Part II , Section 3 , 
Sub -section (ii), dated the 6th June , 2015 , the CentralGovernment gave notice of its intension to prospect for coal in land 
measuring 1219 .675 hectare (approximately ) or 3013 .817 acre (approximately ) in the locality specified in the Schedule 
appended thereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7 of the said Act, the Central Government hereby 
specifies a further period of one year commencing from the 5th June, 2017, as the period within which the Central 
Government gives notice of its intension to acquire the said land or any rights in or over the said land specified in the 
Schedule appended hereto , under sub - section ( 1 ) of section 4 of the said Act. 

SCHEDULE 
Vijay West OCP (Vijay West Block ), Chirimiri Area, 

District – Korba (Chhattisgarh ) 
(Plan bearing number SECL / BSP / GM ( PLG )/ LAND/512 , dated the 8th May, 2017 ) 
(A ) Protected Forest Land: 
Sl. No. Compartment number 

Range 

Division 

Area in hectares Remarks 
| 1 . 1569 

Pasan Katghora | 

8 .479 Part 
2 . 1570 

Pasan Katghora 

71.673 Part 
1571 

Pasan Katghora 

198. 973 Part 
4 . 1572 

Pasan Katghora 

419.428 Part 
1573 

Pasan Katghora 

144 . 391 Part 
1576 

Pasan Katghora 

29 . 165 Part 
7 . 1578 

Pasan Katghora 

116 .445 Part 
Total: 988 . 554 hectares (approximately ) or 2442.717 acres (approximately ) 


(B ) Revenue Land : 


Sl.No. 


Patwari halka number 


Tahsil 


District | Area in hectares 


Remarks 


1. 


Katghora 


Korba 


45. 973 


Full 


Katghora 


Korba 


76 .405 


Name of village 

Rani Atari 
(Unsurveyed ) 

Kandai 
(Unsurveyed ) 

Bijadand 
(Unsurveyed ) 
Mahdei Tikra 
(Unsurveyed ) 


Full 


Katghora 


Korba 


34. 702 


Part 


Katghora 


Korba 


74 .041 


Part 


Total: 231. 121 hectares (approximately ) or 571. 100 acres (approximately ) 


Grand Total (A + B )= 1219.675 hectares (approximately) 


or 3013 .817 acres (approximately ) 


Boundary description : 


Block - I: 


A - B 


Line starts from point ‘ A ’ and passes through Forest compartment number 1570 , 1569 , 1573 , 1572 and meets at 
point ‘ B ’. 


B -C 


Line starts from point B and passes through Forest compartment number 1576 , middle part of village Bijadand 
and meets at point C on the southern boundary of village Bijadand . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


C -D -E 


Line starts from point C and passes along partly southern boundary of village Bijadand, through Forest 
compartment number 1578 , point D and meets at point ‘E on the northern boundary of village Mahdei Tikra. 


E - F -G 


Line starts from point E and passes along partly northern boundary of village Mahdei Tikra, point ‘ F’, through 
northern part of village mahdei Tikra and meets at point ‘G ’ on the western boundary of village Mahdei Tikra. 


G - K -H 


Line starts from point ‘G ’ and passes along partly western boundary of village Mahdei Tikra , point ‘K and 
meets at point H on the western boundary of village Mahdei Tikra . 


H -I-J 


Line starts from point H and passes through Forest compartment number 1571, point ‘T , along partly southern 
boundary of village Rani Atari and meets at point “ I . 


J- A 


Line starts from point ‘ ’ and passes along partly western boundary of village Rani Atari, through Forest 
compartment number 1570 and meets at starting point ‘ A ’. 


Block - II: 


G -L- J 


Line starts from point ‘G ’ and passes through Forest compartment number 1571, point ‘L and meets at point ‘J 
on the southern boundary of village Rani Atari. 


J-I-K 


Line starts from point " J and passes through Forest compartment number 1571, point I and meets at point ‘K 
on the western boundary of village Mahdei Tikra. 


K -G 


Line starts from point K and passes along partly western boundary of village Mahdei Tikra and meets at 
starting point ‘G ’. 


Block - III: 


C -M - F 


Line starts from point C and passes through Forest compartment number 1578 , point ‘M ’ and meets at point 
F on the northern boundary of village Mahdei Tikra . 


F -D - C 


Line starts from point ‘F and passes along partly northern boundary of village Mahdei Tikra, through Forest 
compartment number 1578 , point D and meets at starting point C . 


[ F . No. 43015 / 13 / 2015 -LA & IR ] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt . Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .06 .06 11:48 :34 + 05 30 


